सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 फाल्गुन , 1937 ( श० ) 


संख्या 2 20 राँची, गुरुवार , 


3 मार्च, 2 0 16 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
26 फरवरी, 2016 


अधिसूचना संख्या- 1/ स्था0 /मु०स्था०/ न0वि0/ -112 / 15- 1038-- श्री घनश्याम कुमार मल्लिक , 
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पाकुड़ , जिनकी सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग की अधिसूचना संख्या- 1508 दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा विभाग को प्राप्त हुई है, 
को अगले आदेश तक अध्यक्ष, अपीलीय न्यायाधिकरण , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार , राँची के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 
2. यह सद्यः प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल कुमार, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 2 0 - 50 । 


